रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 97 


REGD. NO. D . L .- 33004/97 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


. 


A 


. 


भाग II - खण्ड 4 
PART II — Section 4 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं. 4 ] 
No. 4 ] 


नई दिल्ली , सोमवार , फरवरी 23 , 1998 / फाल्गुन 4 , 1919 
NEW DELHI,MONDAY, FEBRUARY 23 , 1998 / PHALGUNA 4 , 1919 


- 


- 


- 


रक्षा मंत्रालय 


अभिसूचना 


नई दिल्ली, 23 फरवरी , 1998 


का . नि . आ . 4 ( अ ). ..- मथुरा छावनी ( वार्डों में विभाजन ) नियम , 1997 का एक प्रारुप, छावनी अधिनियम , 1924 ( 1924 का 2 ) की धारा 
31 की अपेक्षानुसार भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का०नि०आ० 143 तारीख 18 अगस्त, 1997 के अधीन भारत के राजपत्र भाग 
2, खण्ड 4 तारीख 20 - 09 - 97 में प्रकाशित किया गया था , जिसमें उन सभी व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से , 
जिसको उक्त अधिसूचना से युक्त राजपत्र की प्रतियो जनता को उपलब्ध करा दी गई थी , साठ दिन की अवधि की समाप्ति से पूर्व आक्षेप और सक्षाव मांगे 
गए थे । 


और उक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को 30 -09 -97 को उपलब्ध करा दी गई थी । 


और केन्द्रीय सरकार को उक्त प्रारुप नियमों के संबंध में जनता से कोई आक्षेप और सुक्षाव प्राप्त नहीं हुए है ; 


अतः अब,केंद्रीय सरकार, छावनी अधिनियम, 1924 ( 1924 का 2 ) की धरा 31 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम 
बनाती है, अर्थात्: 


1 ) 


संक्षिप्त माम और प्रारंभ : - इन नियमें का संक्षिप्त नाम मथुरा छावनी ( वाडौं में विभाजन ) नियम, 1998 है । 


(2 ) 


ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 


503GI/98 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC. 4 ] 


- 


- 


2. छावनी का दाडों में विभाजन -- मथुरा बादली बोर्ड में निवार्चन 
करवाए जाने के प्रयोजनार्थ गार पावनी को निम्नलिखित लाड में निशाना 
किया जाएगा , अर्थातः -- 

वार्ड सं0 
वार्ड २० । 
वार्ड सं0 1 | | 
वार्ड सं० । । 
वार्ड सं0 

दाडों की सीमाएँ : नियम 2 में वर्णित वाडों की सीमाएँ इन नियमों 
से उपाचा अनसचा में यथा विनिर्दिष्ट होगी । 


3 . 


१. निवाचित किए जाने वाले सदस्यों की संख्या : प्रत्यक वार्ड से 
निर्वाचित किए जाने वाले सदस्यों की संख्या नीचे पथा - दर्शित होगी : 

वार्ड सं0 निर्वाचित किए जाने ताले सदस्थ 


. ...-- - --- 


- 


- -- --- - 


वार्ड सं0 


वार्ड सं0 
पाई सं0 । । । 
वार्ड सं0 v 
वार्ड सं0 V 


सदस्य अनुसाचत जाति के अभ्यर्थियों के लिए 

आरक्षित 
। सदस्य 
। रावस्य 
। सदस्य 
। सदस्य 


TIT 


[ भाग II - खण्ड 4 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


अनुसूची 
४ नियम 3 देखिए 

वाडौं की सीमाएँ 
वार्ड २० । 

इस वार्ड की तीमा छावती सीमा स्तम्भ सं0 43- से आरम्भ होती है 
जो तांगा स्टैंड के कासिंग के निकट सदर बाजार मार्ग के जंक्शन पर स्थित है 
और वह पश्चिम में एम . एच . मार्ग के दक्षिणी किनारे के साथ -साथ चलकर एम. 
एच. मार्ग और मथुरा - आगरा माग के कातिंग तक जाती है । इस बिंदु से हम 
वाई को सोमा दक्षिण दिशा में टैंक चौराहा के कासिंग तक जाती है जहां 
दिल्नो मार्ग, मथुरा - आगरा मार्ग से मिलता है। इस बिन्दु से इस वार्ड की सीमा 
उत्तर - पश्चिमी दिशा में दिल्ली मार्ग के दक्षिणी किनारे के साथ-साथ चलते हर 
छावनी बोर्ड सीमा स्तम्भ सं0 | लक जाती है। छावनी बोई सीमा स्तमासं ) । 
से इस वार्ड की सीमा उत्तर पूर्वी दिशा की ओर मुड़ती है और धावनी संद्रमा 
के साथ- साथ चजते हुए छावनी बोर्ड सीमा स्तम्भ सं0 66 , 65 , 64 , 63 , 62 , 
61 , 60 , 59, 58, 57 और 56 को पार करने के पश्चात छावनी बोर्ड सीमा 
स्तम्भ सं0 55 तक जाती है । छावनी बोर्ड सीमा स्तम् । सं0 55 ते सीमा 
दक्षिण पूर्वी दिशा में मुड़ती है और छावनी सीमा के साथ-साथ चल कर छावनी 
बोर्ड सीमा स्तम्भ सं0 54 को पार करते हुए छावनी बोर्ड सीमा स्तंम्म सं0 53 
तक जाती है । इस बिंदु से इस वार्ड की सीमा छावनी बोर्ड सीमा के साथ-साथ 
दक्षिण दिशा में चलकर छावनी बोर्ड की सीमा म सं0 52 तक जाता है । इस 
बिंदु ते इस वार्ड की सीमा पूर्वी दिशा में छातनी बोई सीमा स्तम्भ सं0 5 । 
तक जाती है और वहां से दक्षिण पूर्व की ओर मुड़ते हुए छावनी लोई सीमा 
स्तम्भ सं0 50 और 49 को पार करने के पश्चात जानी बोर्ड सीमा संc 48 
तक जाती है। इस बिंदु से सीमः पूर्वी दिशा में जावनी बोर्ड सीमा स्तम्भ सं0 
47 तक जाती है और यहां से दक्षिणपूर्वी दिशा में मुड़ जाती है और छावनी 
घोर्ड सीमा स्तम्भ पं0 +6 -2 को पार करने के पश्चात छावनी बोर्ड सीमा 
स्तम्भ सं0 45 से मिलती है । इप्स बिन्दु से इस वार्ड की सीमा उत्तर पूर्वी 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC . 4 ] 


दिशा में मुड़तो है और छावनी बोर्ड सीमा स्तम्भ सं.) 145 से मिलती है । इस 
बिन्दु से इस वार्ड की सीमा दक्षिण दिशा में मुड़कर छावनी बोर्ड सीमा स्तम्भ 
सं0 ++, जो आरमिक बिन्दु है, को पार करके छावनी जोर्ड सीमा स्तम्भमा सं0 
43 - 0 से मिलती है । 


वार्ड सं0 । । 


इस वार्ड की सोमा छावनी बोर्ड तीमा स्तम्भ सं0 43 - से आरम्भा 
होती है जो तांगा स्टैंड के कालिंग के निकट सदर बाजार मार्ग के जंक्शन पर 
स्थित है और दक्षिण दिशा में चलकर धोबी धर्मशाला के निकट छावनी बोर्ड 
सीमा स्तम्म सं0 43- ग तक जाती है। इस बिन्दु से इस दाई की सीमा पूर्वी 
दिशा में चलते हुए फावनी बोर्ड सीमा स्तम्भ सं0 43-ग और 4 - स ले जाय 
छावनी बोर्ड सीमा पर स्थित श्री महताब she के UF के निकट वाली पुलियः 
तक जाती हैं ! इस बिन्दु से इस वार्ड की सोमा दक्षिण दिशा में चलते हुए नई 
बस्ती मार्ग के साथ -साथ जाती है और शक्ति मार्ग के कासिंग के पश्चात और 
बान्तर मार्ग पर वन रेंज कार्यालय के निष्ट सिविल लाइन्न तीला स्तन्म सं0 2 
से मिलती है । इस बिन्दु पे इस वार्ड की सीमा पश्चिम दिशा में सिविल लाइन 
सीमा स्तम्भ सं0 तक जाती है और तत्पश्चात सीमा दक्षिण दिशा में गड़ 
जाती है और सिविल लाइन्स सीमा स्तम सं0 22 से जा मिलती है । इस 
बिन्द्र से इस वार्ड की सीमा पश्चिम दिशा में जाती है और स्त मार्ग तथा 
सिविल लाइट सीमा स्तम्भ सं0 21 - ख और कच्ची पगडंडी को पार करके नहर 
कार्यालय के निकट प्रथरा - आगरा मार्ग से IT मिलती है । इस दिन्द्र से इस साई 
की सोमा उत्तर- पश्चिनी दिशा में चलकर गर - गथरा मार्ग के साथ- साथ चलते 
हुए आगरा - मथुर । मार्ग और एप, एच . मार के " टो " जपान तक जाती है । इस 
बिन्दु से इत वार्ड की सीमा पूर्व दिशा दो ओर मुड़ जाती है और एम. एच. 
मार्ग के उत्तरी किनारे के साथ-साथ चलते हुए घावनी कोई सीमा स्तम्भ! HO 
र तक जाती है जो आरम्भिक बिन्दु है 


[ भाग II - खण्ड 4 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


वार्ड सं0 । । । 


__ इस वार्ड को सीमा छावनी बोर्ड तीमा स्तम्भ सं0 43- 7 और 43- ख के 
बीच छावनी सोमा पर स्थित श्री मेहताव सिंह के घर के निकट की पुलिया से 
भारग्म होती है और उत्तर -पूर्व दिशा में चलते हुए सीमा स्तम्भ सं0 147 -ख को 
पार करने के पश्चाद छावनी बोर्ड सीमा स्तम्भ सं0 43 -क तक जाती है । इस 
बिन्दु इस वार्ड की सीमा दक्षिण पूर्वी दिशा में मुड़ जाती है और छावनी 
बोर्ड लीमा स्तम्भ सं0 43 तक जाती है तथा वहां से सीमा पश्चिमी पूर्व दिशा 
में गोमा स्तम् ] सं0 + 2 को पार करने के पश्चात छावनी बोर्ड सीमा स्तम्भ संक 
4 । जाती है । इस बिन्दु से पोमा दक्षिण दिशा में पड़ जाती है और यमुना 
नदी के पश्चिमी किनारे के साथ-साथ चलते हुए सीमा स्तम्मा सं0 40/ 30 से 
40/ 2 को पार करने के पश्चात छावनी बोर्ड सीमा स्तम् सं0 40 / | तक जाती 
है । इस बिंदु से वार्ड की सीमा पश्चिम दिशा में पड़ जाती है और पानी बोर्ड 
सीमा स्तम्भ सं0 39, 38 , 36 और 35 को पार करने के पश्चात् छावनी बोर्ड 
सीमा स्तमा सं0 34 तक जाती है । हाल विंदु से इस वाई की सीमा दक्षिण पश्चिमी 
दिशा में मुड़कर सोपा स्तम्भ 40 33 -क , 33 और 32 को पार पारने के पश्चात् 
छावनी बोर्ड सीमा स्तम्भ सं0 31/ 8 तक जाती है । इस बिंदु से इस वार्ड की 
सीमा दक्षिण दिशा में मुड़ कर सीमा स्तम्भ सं0 31 / 7, 376, 31/ 5 और 31 / 4 
को पार करने के पश्चात् छावनी सीमा स्तम्भ सं0 31/ 3 तक जाती है । इस बिंदु 
से इस वार्ड की सीमा पधिचम दिशा में मुड़कर सीमा स्तम्भ सं0 31/ 2 को पार 
करने के पश्चात सीमा स्तम्भ सं0 3। । । तक जाती है । इस बिन्दु से इस बाई की 
सीमा उत्तर दिशा में चलते हुए सिविल लाइन सीमा स्तंभ सं0 31 , 30, 29 , 
28 , 27 , 26 , 25 , 24 , 23 और 22 तक जाती है । इस बिन्दु से इस बाई 
की सीमा पूर्व दिशा में मुड़कर सिविल लाइन सीमा स्तम्भ सं0 12 और 11 से 
गुजरने के पश्चात सिविल लाइन सीमा स्तम्भ सं0 10 तक जाती है । इस बिन्दु 
से इस वार्ड की सीमा उत्तर दिशा में मुड़कर जागरा -मथुरा मार्ग के पश्चिमी 
किनारे पर स्थित जिला जेल मुख्य द्वार तक जाती है । इस बिंदु से सीमा पूर्व 
दिशा में चलते हुए सिविल लाइंस सीमा स्तम्भ सं0 8 से गुजरने के पश्चात सिविल 
लाइंस सीमा स्तम्भ सं0 7 तक जाती है । इस बिंदु से इस वाई की तोमा उत्तर 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC. 4 ] 


दिशा में चलते हुए सिविल लाइंस सीमा स्तम्भ सं0 6 तक जाती है और यहां 
से यह उत्तर -पश्चिम दिशा में मुड़ कर सिविल लाइंस सीमा स्तम्भ सं0 7 तक 
जाती है। इस बिंदु से तीमा पश्चिम दिशा में चलते हुए सिविल लाइंस सीमा 
स्तम्भ सं0 4 तक जाती है । इस बिंदु से इस वार्ड की सीमा उत्तर दिशा में 
मुड़कर सिविल लाइंस सीमा स्तंभ सं0 3, 2 - 4, 2- ग. 2 - ख और 2 - 2 तक जाती 
है । वहां से इस वार्ड की सीमा उत्तर दिशा में चलते हुए शाक्ति मार्ग को पार 
करने के पश्चात् नई बस्ती मार्ग के साथ-साथ चाती है और छावनी पीमा 
स्तंग सं0 1 और 47 के बीच डावनी सीमा पर स्थित श्री मेहताब सिंह 
हे घर के निकट को पुलिया से जा मिलती है जो कि आरम्भिक बिंदु है । 


वार्ड सं0 


इस कार्ड की सीमा छावनी बोर्ड सीमा स्तम्भ सं0 1 से आरम्भ होती 
है और पूर्वी दिशा में दिल्ली मार्ग के साथ- साथ चलते हुए दिल्ली मार्ग के 
दक्षिणी किनारे के साथ-साथ टैंक चौराहा तक जाती है। इस बिंदु से इस वार्ड 
को सीमा दक्षिण दिशा में मुड़कर मथुरा - आगरा मार्ग के पश्चिमी किनारे पर 
स्थित सैनिक पुलिप्त कार्यालय द्वार तक जाती है । इस बिंदु से इस वाई की सीमा 
पश्चिम दिशा में मुड़कर सी . एम. पी . मार्ग के दक्षिणी किनारे के ताम्-साथ 
उलकर सर्कुलर मार्ग से गुजरने के पश्चात पुराना छावनी बोर्ड सीमा स्तम सं0 8 
ते जा मिलती है । इस बिंदु से इस बाई की सीमा दक्षिण दिशा में मुड़कर 
पुराने छावनी दोर्ड सीमा स्तंभ सं0 9, 10, आर । । से गुजरने के पश्चात 
पुराना छावनी बोर्ड सीमा स्तंभ 0 12 तक जाती है। इस बिंदु से सीमा 
पाभिचमी दिशा में जाती है और छावनी सीमा स्तम्मा सं0 18 -क और 17 - क के 
बीच स्थित बिंदु पर छावनी पीसा से जा मिलती है । इस बिंदु से सीमा उत्तर 
दिशा में मुड़कर घावनी बोर्ड सीमा के साथ-साथ चलते हुए छावनी बोर्ड सरमा 
स्तंभा सं0 17 - 2 से. - क से गुजरने के पश्चात् छावनी बोर्ड सीमा स्तम् । 
तक जाती है । 


[ भाग II - खण्ड 4 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


वार्ड सं0V 


इस वार्ड की सीमा , आगरा -मथुरा मार्ग के पश्चिमी किनारे पर स्थित 
सैनिक पुलिस कार्यालय कार से आरम्भ होती है और दक्षिणी दिशा में चलते 
हुए आगरा -मथुरा मार्ग के आर. ए. टी . सी . मार्ग और कच्ची पगडंडी के त्रि 
जधान तक जाती है। इस बिंदु से इस वार्ड की सोमा पश्चिम दिशा में चलते 
हुए सिविल लाइंस सीमा स्तम्भ सं.) 21 -क, 2। और 20 से गुजरने के पश्चात 
सिविल लाइंस सीमा स्तंभ सं० ११ तक जाती है । इस बिंदु से इस ताई की 
सीमा दक्षिण दिशा में मुड़कर सिविल लाइन्स सीमा तम सं0 18, 17 , 16, 
15 और 14 से गुजरने के पश्चात पावसी सीमा सं0 23 जाती है । इस 
बिंदु से इस वार्ड की सोमा दक्षिण पश्चिम दिशा में चलकर अपनी होई पोसा 
स्तंम सं0 21 और 20 से गुजरने के पश्चात छावनी बोर्ड सीमा सभा सं0 19 
तक जाती है । इस बिन्दु ते इस वार्ड की सीमा उत्तर पश्चिम दिपार में चलो 
हुए पानी बोर्ड सीमा स्तंभ सं0 26 -क तक जाती है और वहां से यह पश्चिम 
दिशा में मुड़ जाती है और छाननी बोर्ड सीमा स्तंभ सं0 25 -क , 2 + -क और 
27 - क से गुजरने के पश्चात छावनी बोर्ड सीमा स्तंभ सं0 22- क तक जाती है । 
छावनी बोर्ड सीमा स्तंभ तं0 22- क से सीमा उत्तरी दिशा में पानी बोर्ड 
सीमा के साथ -साथ चलते हुए छावनी बोर्ड सीमा म सं0 18- क और 17 - क 
के बीच स्थित उस बिन्दु तक जाती है जहां से सीमा पूर्वी दिशा में चलकर 
छावनी बोर्ड सीमा स्तंभा सं0 12 से मिलती है और पिर तहाँ से इस वार्ड की 
सीमा उत्तर दिशा में मुड़कर पुराना गवनी बोर्ड सीमा स्तं तं० ।। , ! 0 
और १ ते गुजरने के पश्चात पुराना डावनी बोर्ड सीमा TMO GTक जाती 
है । इस बिंदु से इस ताई की सोमा पूर्व दिशा में मुड़कर तारापुर हाल पम्य 
हाउस सं0 10 के पीछे भिवाजी पार्क, पनिट लाइंस रोड की सीमा दीवार 
के साम्-साथ चलकर सो . एम. पी . मार्ग के दक्षिणी किनारे के साथ या जाती 
है जो सैनिक पुलिस कायालय ार के पिलर गाय -- आगरा मार्ग से पता 
जो आरम्भिक बिंदु है । 


[ फा . सं. 29/ 4/ डब्ल्यू 


आर/ सी / डीई/ 96 / 476/ डी ( क्यू एण्ड सी ) ] 

फामानी राजकुमार, संयुक्त सचिव 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ Parr II — SFC . 4 ] 


MINISTRY OF DEFENCE 


NOTIFICATION 


New Delhi, the 23rd February , 1998 


S . R . O . 4 ( E ). - - WHEREAS a draft of the Mathura Canton 
ment ( Division into Wards ) Rules , 1997 was published 85 
required by Section 31 of the Cantonments Act , 1924 ( 2 
of 1924 ) under the notification of the Government of 
India in the Ministry of Defence number SRO 143 , dated 
the 18th August , 97 in the Gazette of India , Part - II , 
Section - 4 dated 20 - 09 - 97 , inviting objections and suga 
gestions from all persons likely to be affected thereby 
befora the expiry of the period of sixty days from the 
date on which the copies of the Gazetto containing the 
said notification are made availabie to the public : 


AND WHEREAS copies of the said Gazette were made ivail 
able to the public on 30 - 09 - 07 ; 


AND WHEREAS no objections and suggestions have been 
received from the public in respect of the said draft 
rules by the Central Government ; 


NOW THEREFORE , in exercise of the power conferred by 
section 31 of the Cmtonments Act , 1924 ( 2 of 1924 ) , the 
Central Government heran y makes the following rulas , 
namely : 


1 . ( 11 Sror Title 105 omegrement - These rules 
may be walled the Mathura Cantorident Division into 
kardni Rules , 1995 . 


( 2 ) 


They shall come into force on the date of 
thoir publication in the official Gazette . 


2 . Division 1 f. eptionment into Wards -- For the pur 
pose of holding elections to the Cantonment Board , 
Mathurn , tha Cantonment of Mathura shall be divided into 
the following Wards , 17 &molyr 


WARD NO . 


WARD NO . 


WARD NO . 


WAAD NO . 
WARD NO . 


[ 477 11 - 


4 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


3 . 

WIERTA A Naroo . The boundaries of the Wards 
mentioned in rule 2 shall be as specified in the Sched 
uit naxad to these rules . 


4 , Number of members tob lasted - The number of 
members to te elected from each of the Wards shall be as 
shown below ? 


WARD No . 


1 


(Reserved for Scheduled 
Caste candidates . 


WARD NO . II 


WARK NO . 


III 


WARD NO . 


TV 


LARD NO . 


SCHEDULE 

( See rule 37 
BOUNDARIES OF WARDS 


WARD NO . I 


The boundary cf this ward starts from Cantonment 
boundary Miliar NO . 43 - , which is situated at the enc 
tion of $ uar azar Roed near Crossing of Tonga Stand 
2nd run Worterly along the Southern edge of M . H . Road 
uoto ho crossing of H . Soud and mathura - Agra fond , 
from this point the boundary of tiris ward runt toward 
Scutting direction voto the croasino of Tank Chauraha 
Where Delhi Road meets Mathura - Agr . Road . From this 
paint # boundary of this ward runs toward North - Wout 
direction alor s Southern edge of Delhi Road upto Canton 

ont Ecird & nary Piliar No . From Cantonment Board 
Boundary Piiler to , 1 the boundary of this werd taket 1 
turn toward North - East direction and runs along the 
Cantanment Boundary upto Cantonment Board Boundary 
Pillar No . 55 after cros * :ng Cantonment Board Boundary 
Pillar Nos ba , 65 , 64 , 65, 62 , 61 , 60 , 59 , 59 , 57 and 
56 . From Centonment Board Boundary Pillar No . 59 , tha 
boundary turns to South - East direction and run along 
the Cantonment Boundary uoto Cantonment Board Boumdury 
Pillar No .5J a ! ter Grost ing Cantonment Board Boundary 
Pillar NO . 54 . From this point the boundary of this wurd 
runs towardo Southern Ilirection along the Cantonment 
Board Poundary up to Cantonment Board Boundary Pillar 
No . 52 . From this point the boundary of this ward runs 
toward Eastern direction upto Cantonment Board boundary 
Pillar Nc . 51 and from the ro it takes a turn toward South 
- Sant direction upto Cuitonment Board Boundary Pillur 
No . 48 after Crossing Cantonment Board Boundary Pillar 
No . So and 49 From this point the boundary runs to 


503 aria8 - 2 . 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[Part II — SEÇ . 4 ] 


Eastern direction upto Cantonment Board Boundary Pillar 
No . 47 and from there it takes a turn toward South East 
diraction and joins at Cantonment Board Foundary Pillar 
NO . 46 after crossing Cantonment Board Boundary Pillar 
No . 46 - A . From this point the boundary of this ward 
takes turn toward North - East direction and joins at 
Cantonment Board Boundary Pillar No . 45 . From this point 
the boundary of this ward takes a turn toward Southern 
direction and joins at Cantontent Board Boundary Pillar 
NO , 43 - D after crossing Cantonment Board Boundary Pillar 
NO . 44 , which is the starting point . 


HARD NO . 11 


The boundary of this ward starts from Cantonment 
Board Boundary Piilar No . 45 - which is situated at the 
junction of Sadar Bazar Foad near Crossing of Tonga 
Stand and runs towards Southern directior upto Canton 
ment Board Boundary Piliar Na , 43 - C near Dhobi Dharams 
la Fraint this point the boundary of this ward runs 
touard Eastern direction upto Culvert near Shri Mahtab 
Shah s House situated on Cantonment Board Boundary 
between Cantonment board Boundary Pillar No . 43 - C and 43 
9 . From this point the boundary of this ward runs 
towards Soutiers direction along Mai Basti Road and 
after crossing Shakti Marg j017 at Civil Linea Boundary 
P : 3lar O . 2 near Forest Fang Office on Basanter Road , 
From this 30117t the boundary of this ward rens toward 
Westerri diraction upto Civil Le Boundary Pillar No . 1 
and th : reafter boundary takes a turn to Southern direc 
fion and lotn9 : Civii Line Boundary Pillar No . 22 . 
From this point boundary of this ward runs towards 
kestiere direction and after crossing Swarg Mary and 
Civil Line Boundary Pillar No . 21 - B and katcha track join 
with Mathura - Agla Foad near Canal Office . From thisthe 
point the boundary of this ward rugs towards Worth - 
West direction along Agra - Mithura road ucta T Junc 
tion of Agre - Mathura Road and M . H . Road . From this 
point the boundary of this ward takes a turn toward 
Eastern direction and run along Northern edge of 1 . H . 
Snad upto Cartonment Eoard Boundary Pilla No . 4 .3 - 0 , 
which is the starting point . 


WARD NA . III 


The boundary of toris ward gtarts from culvert near 
Shri Mehtab Shah s house situated on the Cantayoent 
Soundary between Cantonment Board Boundary Pillar No . 43 
Cand 4 .3 - B und runs toward North - East direction voto 
Cantoniert Bigard Boundary Pili3r NO . . - A after crossing 
Boundary Pillar No . 45 - 8 . Froin this point the boundary 
of this was tokis a turno ts South - East direction up to 
Cantonment Board Boundary Pillar No . 4 and from therg 
the boundary run tourd West - Ezut direction up to 
Cartonment Board Soundary Pillar Nr . 41 Atter Gropiing 


[ YTT II - UUG 4 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


beunriary Piliar No . 42 . Frein tri s point the boundary 
takes turn towards Southern airection and rur zlong West 
Dank of river YAMUNA Wots C3 , tontert Deir Eoundary 
Pillar No . 40 / 1 after Crossing Boundary Pillar No . 40 / 30 
to 4 .0 / 2 . From this point the boundary of this ward 
take $ 3 turn toward Western direction and run upto 
Cantonment Board Boundary Pillar No . 34 after Crossing 
Cantonment Board Boundary Pillar No . 39 . 35 , 36 and 35 . 
From this point the boundary of this ward runs toward 
Pouth - Westerly direction up to Cantonment Board Eound 
Ar Pillar NO . 31rs after crossing EQyndari Pillar No . 
A , 33 and 32 . Froin this point the boundary of this ward 
takes a turn toward Southern direction 2001 runs upto 
Cantonmejt Board Boundary Fillar No . 31 / 3 after crossing 
Boundary Pillar No . 31 / 7 , 31 / 6 , 1 / 5 2nd 31 / 4 . From this 
point the boundary of this ward takes a turn to Western 

21 ? ction and ruire up to boundary Fillar ko . 32 / 1 after 
crossing 3rungary Bill3r No . 1 / 2 . From this point the 

oundary of this ward runs toward Morthern direction 
upto Civil Line Boundary Pillar No . 31 , , 29 . 29 , 27 , 
26 , 23 , 24 , 25 and 23 . From this point the boundary of 
this ward takes a turn towards Eastern direction and run 
upto Civil Line Boundary Fillar No . 13 arter passing 
Civil Line Boundary Pillar No . 12 and it . From thuis 
point the boundary of t5is wars takes 3 turn towards 
Northern direction upto District jail main gato situated 
on Western and of Agra - Mathurs Fcad . From this point 
the boundary runs towards Eastern diract : 30 pto Civil 
Lises Boundary Piilar Me . after passing Civil Lines 
Eoundary Pilla - Mo . 3 . From this point one indary of 
this 1914 - 8 r ers tour Nissther, Cirection 107 o Civil 
Lines boundary Pillar Hot and from there it takes 3 
turn toward forth West direction to Civil Lines 
Boundary Pillar No . 7 . From this point that to Sundary runs 
tawards wisterri direction upto Civil Lines Foundary 
Pillar No . 4 . From this point the courtary of this ward 
faxes . turn 009rds Morthern direction and 410 upto 
Civil Linas Boundary Pillar No . 3 , 2 - 3 , 2 - 4 , 2 - 2 and 2 - A . 
From there the sound .gry of Enis ward nung towards Morth 
ern direction along wsi Basti Roed after cross ?ng Shakti 
to arganta joins at the Culvert near Shri Melitab Shah s 
house situated on Cantonment Boundary between Cantonment 
Boundary Fillar Ho . 43 - C and 43 - a , ohich is the starting 
point . 


W 


HARD NIV 


The boundary of this wiard starts from Cantonnent 
Board Boundary Pillar No . 1 and run along Helhi Food 
toward Easterly direction along the Southern edge of 
Delhi Road upto tank Chauraha . From this point the 
boundary of this ward takes & turn toward Southern 
direction 8.00 rum upto Military Police Office Gate , 
# ztuated on western sage Mathuri - Agra A . From 
this point on the bouidery of this users takes a turn to 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


(PART II- Sec. 4 ] 


Wat Western direction along Southersedge of CMP Road 
and joins at 010 Cantontent Board boundary Piilar No . 
after passing Circular Road . Frot this point the 
boundary of this wird takes a turn toward Southern 
direction uplo Old Cantonment Board Boundary Pillar 
No . 12 , after passing old Cantonment Eoard Boundary 
Pillar No . ? 10 and 11 . From this point the boundary 
run in Westeriy direction and meets the Cantonment 
Boundary at point situated between Cantonment Boundary 
Fil13r Mo , 19 and 17 - A . From this point the boundary 
mun in Northern direction along the Cantonment Board 
Boundary upto Cantonment Board Boundary Pillar No . 1 
iftur passing Cantonment Board Boundary pillar No . 17 - A 
to 1 - 


WARD NOV 


The boundary of this ward starts from Military 
Polirn Office Gate situated on Western edge of Agra - 


= 3 : 5ne r 
ܦ 9ܐ 
httra RAR and r 

: : 

n : n 


ܕܦ 
Gf j 

et fi 


ܐ 


_ fr 


- 


junction of Agra - Mathiura Poad with R . A . T . C . Rosd 8 .70 
Katchi trache Frein this point the boundary of this ward 
run 9w2rds Watern direction upto Civil Line Boundary 
pillar No . 1 after passing through Civil Line Boundary 
Pillar No . 21 - A , 21 und 20 . From this point tha boundary 
of this ward takes turn toward Southern direction and 
runs upto Cantonment Boundary Fillar No . 22 after passing 
through Civii Lines boundary Pillar No . 18 , 17 , 16 , 15 
and 14 . From tm 15 point the boundary of this wara run 
towards outh West direction upto Cantonment Board 
Boundary Piilar No . 19 after passin9 Cantonment Soard 
Boundary i llar No . 21 and 26 . From this points the 
boundary of this ward runs towards North - West direc 
tior upto Cantonment Enard Equndary Pillar No . 2 - A 400 
from there it takes a turn to Western direction and runs 
woto Cantonment Board Boundary Pillar No . 22 - 6 after 
passing through Cantonment Equrd Boundary Pillar N . 25 
A , 24 - A and 23 - From Cantonment Board Boundary Pillar 
No . 22 - A the boundary runs in Northerly direction along 
the Cantonment Board Boundary up to a point situated 
betweera Cantonment Board Boundary Piliar No . 19 - A 307 17 
A from where the boundary runs towards E25t, ara direction 
end joins 3 Cantonment Board Boundary Piller No . 12 and 
from tharu the boundary of this word takes a turn toward 
Northern direction upto 018 Cantonment Board Boundary 
Pillar No . 8 Buter passing through 01 - Cantonment Board 
Boundary Pillar No 11 , 10 and ? From this point the 
boundary S hit wars takes 4 turn towards Eastern 
direction and run along the Boundary Wall Of Shivaji 
Park , Unit Lines Road Denind Tarspor , Hall , Pump House 
No . 10 aric alone Southern edge of C ? Foad which joins at 
Mathura - Agr . Rosd 7ear Military Folice Office Gate 

ich is a starting point . 


[ File No. 29 /4 /WR/ C /DE /96 /476 /D ( Q & C ) 


FALGUNI RAJKUMAR , Jt. Şecy. 


